रजिस्ट्री मं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD NO . D . L . - 33004 / 99 


मयपाजपत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India . us 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II— Section 3 - Sub - section (ii) 


IF INDIA 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 399 ] 
No. 399] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 1 , 1999 / आषाढ़ 10 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 1 , 1999 /ASADHA 10 , 1921 


- - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून, 1999 


का . आ . 528( अ ). - निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( सरक्षण) नियम , 1986 के 
नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के 
खड (ii ) और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता की 
जानकारी के लिए जिसके उससे प्रभावित होने की सभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती 
है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में नियमों के इस प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर 
विचार किया जाएगा ; 

प्रस्तावित नियमों के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने मे हितवद्ध कोई व्यक्ति सचिव, पर्यावरण और वन 
मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग, कक्ष स. 549, पर्यावरण भवन, सी . जी ओ. काम्प्लक्स, लादी रोड, नई दिल्ली 
110003 को पूर्वोक्त अवधि के भीतर लिखित में ऐसा कर सकेगा । 


प्ररूप नियम 
विभिन्न स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण की वृद्धि में अन्य बातो के साथ - साथ, औद्योगिक कार्यकलाप , लोक सवाधन 
प्रणाली, जेनेरेटर सेट, संगीत प्रणाली, संन्निर्माण कार्यकलाप, प्रेशर हार्न और पटाखो का मानव स्वास्थ्य पर 

। पड़ता है और मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रमावित करता है । अत . ध्वनि 
उत्पादक स्रोतों को भी विनियमित करना आवश्यक समझा गया है जिससे कि वह विहित परि 
अधिक न हो । 

अतः केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खड (ii ) 
धारा 25द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, ध्वनि के नियंत्रण और विनियमन के लिए इन नियमो को कर 
का विनिश्चय किया है । 


( i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन ) नियम, 1999 है । 
(ii ) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


1961 ( ily 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- Sr . 3(ii)] 


विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी ध्वनि मानक इन नियमो के उपाबंध में विनिर्दिष्ट किए गए हैं । केन्द्रीय 
सरकार या उसके पदाभिहित प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानको को क्रियान्वित करने के 
प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत परिक्षेत्र में क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध कर सकेंगे । 
अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और न्यायलयों के आसपास 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमो के 
प्रयोजन के लिए शांत परिक्षेत्र घोषित किया जाएगा । 


किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि पृष्ठभूमि ध्वनि स्तर से 10 डेसीबल डीबी ( ए ) या उससे अधिक नहीं होगी, जब 
उस स्रोत की अवस्थिति के परिसर के बाहर किसी बिन्दु से नापी जाए । यदि ध्वनि स्तर पृष्ठभूमि ध्वनि स्तर 
से 10डीवी( ए) या उससे अधिक हो तो केन्द्रीय सरकार या उसका पदाभिहित प्राधिकारी ऐसे अतिक्रमणकारी 
को ध्वनि के उस स्रोत को हटाने या ध्वनि स्तर को कम करने के लिए आनुपातिक सुधारात्मक उपाय करने 
का निदेश दे सकेगा। 


4. 


ऐसे पटाखों का विनिर्माण, विक्रय और उपयोग जो ध्वनि के स्रोत से 4 मीटर की दूरी नापने पर 
125डीबी (एआई ) या 145डीबी( सी ) पी . के . से अधिक ध्वनिकारित कर सकते हो , प्रतिषिद्ध है। 


___ लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त या पदाभिहित 

अधिकारी द्वारा स्थानीय विधि के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो । 


[ सं . क्यू - 14012/ 1/96 - सी . पी . ए. ] 

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव 


उपायंध 


H 


क्षेत्र का कोड 


क्षेत्र / परिक्षेत्र का प्रवर्ग 


डीबी ( ए ) लेक में सीमा 
दिन का समय रात का समय 


15 


70 


55 


औद्योगिक क्षेत्र 
वाणिज्यिक क्षेत्र 
आवासीय क्षेत्र 
शांत परिक्षेत्र 


( ग ) 


टिप्पण :- 1. दिन का समय पूर्वाo 6. 00 बजे से अप09. 00 बजे तक है । 

2. रात्रि का समय अप० 9. 00 बजे से पूर्वाo 6 . 00 बजे तक है । 


[ TT 11 - 


45 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th June, 1999 


S . O . 528 ( E ). - The following draft rules which the Central Government proposes 
to issue in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub - section (2 ) of section 3 
and section 25 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) read with rule 5 of 
the Environment (Protection ) Rules, 1986 is hereby published for information of the 
public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will 
be taken into consideration on the expiry of 60 days from the date of publication of this 
draft rules in the Official Gazette ; 


Any person interested in filing any objection against the proposed rules may do so 
in writing to the Secretary, Ministry of Environment & Forests, Control of Pollution 
Division , Room No.549, Paryavaran Bhawan , CGO Complex , Lodi Road , New Delhi 
110003 within the aforesaid period . 


DRAFT RULES 


Whereas, increasing noise pollution from various sources, inter- alia , industrial 
activities, public address systems, generator sets, music systems, construction activity , 
pressure horns and fire crackers have deleterious effects on human health and affects the 
physical and psychological well being of the people, it is considered necessary to regulate 
noise producing sources so that the prescribed ambient noise standards are not exceeded . 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by clause (ii) of sub - section (2 ) 
of section 3 and section 25 of the Environment (Protection ) Act, 1986 read with rule 5 of 
the Environment ( Protection ) Rules, 1986 , the Central Government has decided to issue 
these rules for the control and regulation ofnoise . 


(i) These rules are called the Noise Pollution (Control and Regulation ) Rules , 1999. 
( ii ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official 

Gazette 
2 . The ambient noise standards for different areas have been specified in Annexure of 

these rules . The Central Government or its designated authorities may categorize 
areas into industrial, commercial, residential or silence zones for the purpose of 
implementation of noise standards for different areas. An area upto 100 metres 
around hospitals , educational institutions and courts shall be declared as a silence 
zone for the purpose of these rules. 


3. The noise emanating from any source shall not exceed the background noise levels 

by 10 decibels dB ( A ) or more when measured at a point outside the premises of the 
location of the source. If the noise level exceeds the background noise level by 10 
dB ( A ) or more the Central Government or its designated authority shall direct such 
violators to remove the source of noise or take commensuratę corrective measures to 
reduce the noise levels. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Parr (I - SEC 3 (ii) ] 


4 . 


The manufacture , sale and use of firecrackers which may cause noise exceeding 125 
dB (AI) or 145 dB ( C )pk , measured at a distance of 4 meters from the source of noise ; 
are prohibited . 


5 . Loud speakers shall be used only after permission has been granted by the District 

Magistrate / Police Commissioner or the officer designated as per the local laws. 


(No. Q - 14012 / 1/ 96 -CPAJ 


VIJAI SHARMA, Jt. Secy . 


ANNEXURE 


Area 
Code 


Category of Area/Zone 


Limits in dB ( A ) Leq 


Day Time NightTime 


( A ) 


55 


Industrial area 
Commercial area 
Residential area 
Silence Zone 


Note :- 1. Day time is from 6 .00 am to 9 .00 pm 

2 . Night time is from 9 . 00 pm to 6 . 00 am 


Printed by the Manager,Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications.Delhi- 11005 + 


